निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना - 475 ) 


9 आश्विन 1930 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 1 अक्तूबर 2008 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

25 सितम्बर 2008 
संख्या - सं0का0 - 01 / उपमु०स०( सत्ता० ) - 4056 / 06( खण्ड) - 887 — उप - सचिव, बिहार विधान सभा ने अपने 
पत्रांक - 1141 दिनांक 29.07. 2008 के द्वारा सूचित किया है कि माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल , बिहार विधान सभा ने 
बिहार विधान सभा में सत्तारूढ़ दल के कार्य संचालन के लिये श्री राम प्रवेश राय, स०वि०स० (बरौली) जो उप मुख्य 
सचेतक के पद पर मनोनीत थे, के रिक्त स्थान पर श्री रामाधार सिंह को विधान सभा में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य 
सचेतक के रूप में दिनांक 25.07. 2008 से मनोनीत किया गया है । 

अतः श्री रामाधार सिंह को बिहार विधान सभा में सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक के पद पर 
दिनांक - 25.07. 2008 के प्रभाव से नियुक्त किया जाता है । 

इन्हें राज्य मंत्री की सुविधाएं अनुमान्य होगी । 

2. एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - 623 दिनांक 24.07. 2006 को दिनांक 25.07 .2008 से 
रद्द समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण चन्द्र सिंह 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 475 - 571 + 000 - डी0टी0पी0 । 


